रजिस्ट्री संडी एल - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


मसव जयते 


भारत का राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART 1 Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

- - - - - -- - - 
नई दिल्ली, बहस्पतिवार, सितम्बर 6 , 2001 / भाद्र 15 , 1923 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 6 , 2001 /BHADRA 15 , 1923 


- -- - - - 


सं. 246 ] 
No. 246 ] 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 


संकल्प 


नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2001 
सं. 12015 /9 / 2000- बी. सी . सी . - भारत सरकार ने कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन 
( कार्मिक एवं प्रशिक्षण ) मंत्रालय के का , ज्ञा . सं . 36012/ 22/ 93 - स्था० ( एस . टी. सी .) दिनांक 8 
सितम्बर,1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र 
सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27 % रिक्तियां आरक्षित की हैं । 


2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम,1993 के 
उपबंधों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक 
शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतें को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश 
करने के लिए की गई थी । 


3. इस संबंध में 26 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय 
सूची को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं . 12011 /68/ 93 - बी . सी . सी. ( सी ) दिनांक 10 
सितम्बर ,1993, सं. 12011/ 96 / 94 - बी . सी . सी., दिनांक 19 अक्तूबर, 1994, सं . 12011/1 /95 
बी. सी . सी ., दिनांक 24 मई, 1995, सं . 12011/ 99 / 94 - बी . सी . सी ., दिनांक 11 मार्च,1997, के तहत 
अधिसूचित किया गया । उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार 
पर संशोधित किया गया था और समय - समय पर संकल्प सं. 12011 /96 /94 - बी . सी. सी., दिनांक 9 
मार्च, 1996, सं. 12011 / 44 /96 - बी. सी . सी., दिनांक 6दिसम्बर 1996, सं. 12011 /13/ 97 
बी. सी . सी., दिनांक 3 दिसम्बर , 1997, तथा सं. 12011/ 68 / 98 - बी. सी . सी ., दिनांक 27 
अक्तूबर 1999, सं . 12011 / 88 / 99 - बी. सी . सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 , सं. 12011 / 36 /99 
बी. सी . सी., दिनांक 4 अप्रैल, 2000, तथा सं. 12011/ 44 / 99 - बी. सी . सी ., दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 
के तहत जारी की गई । 


2782 01/ 2001 


(1 ) 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - Sec . 1 ] 


4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने तदनन्तर आन्ध्र प्रदेश , गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
कर्नाटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और 
पश्चिम बंगाल से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने / संशोधन करने के 
लिए जातियों/ समुदायों ( उपजातियों/पर्यायों सहित) की सिफारिश की है । 


5. इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 जम्मू और कश्मीर राज्य में 
लागू नहीं होता है । राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची 
में " लाहोर " और “ तरखान " जातियों/ समुदायों को शामिल करने की सिफारिश की है । 


8. सरकार ने आयोग और जम्मू और कश्मीर राज्य की सिफारिशों पर विचार किया है और 
उन्हें स्वीकार कर लिया है । तद्नुसार उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों 
की केन्द्रीय सूची में अनुबंध में दिए गए अंतर्वेशनों /संशोधनों को एततद्वारा अधिसूचित किया है। ये 
अंतर्वेशन/ संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे । 


सपना रे, संयुक्त सचिव 

अनबन्ध 
निम्नलिखित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में 
समावेश/ संशोधन : 

आन्ध्र प्रदेश 
गुजरात 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू एवं कश्मीर 
कर्नाटक 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
उड़ीसा 

पांडिचेरी 
11. राजस्थान 
12. तमिलनाडु 
13. त्रिपुरा 
14. उत्तर प्रदेश 
15. पश्चिम बंगाल 
क्रम सं. राज्य का नाम पुरानी प्रविष्टि 

मई प्रविष्टि 


102 पणिकुला- क्षत्रिय 


1. 
2. 


आन्ध्र प्रदेश 
गुजरात 


102 वणिकुला क्षत्रिय 
77 वादवा पाथरी 


77 वादवा वाधरी * 


77क वागड़ी गमिचो 


77क वागडी - गमिचो* 


[ भाग - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


2 


3. 


हरियाणा 


4. हिमाचल प्रदेश 


83 राजभर, भार 
93 कापिया काची 

काची - कुशवाहा, 

मौर्या- कोईठी 
97 चिप्पा 
73 सोनी ( दावला) . 

नायरिया * 
49 जुलाहा * 

अन्सारी ( जो अनुसूचित जातियों की सूची 

में शामिल हैं उन्हें छोड़कर ) 
21 लोहार, तरखान 
82 24 मनाई तेलगू चेटियार 
87 हरियाकांधरा 
106 कनियाल 
112 कूम्यारा 
113 कूर्चा ( जो कुिर्ग जिले में हैं उन्हें 

छोड़कर) 
145 वाणिकूला, क्षत्रिय 
146 अपारा 


5. 
6. 


93 राजभर, भार 
93 काचिया , काची, 

काची, कुशवाहा, 

मौर्या- कोरिया 
94 पिप्पा 
73 सोनी दापला 

मायरिया 
49 जुलाहा 

अन्सारी ( जो अनुसूचित जनजातियों की 
सूची में शामिल हैं उन्हें छोड़कर ) 

शून्य 
82 24 ममाई तेलगू चेटियार 
87 हरिकांधरा 
106 कनियूर 
112 कूम्बा 
113 कूत्रा ( जो कुर्ग जिले में हैं उन्हें 

छोड़कर ) 
145 वाणि कूला, क्षत्रिय 
146 अपारा 

अपारा 
लिंगायत 
उपारा/ सूना गारा 
अपिलियम 
बेलदार 
सगारा 


जम्मू और कश्मीर 
कर्नाटक 


अपर - 


उपेरा 
लिंगायत 
अपारा/ सुमागारा 
उपिलियन , 
बेलदार , 
चुमार , 
ग्वांडी, 
गोवांडी, 


गपांडी 
गोवांडी 
ग्वाडी 
मेलूसाकरे 


ग्वाडी, 


गोपांडी, 
मेलूसाकरे, 
कल्लू कुटिगा उपारा , 
मेलुसाक रेयावास , 
नमादा ठपारा , 
सूना ठपारा, 
सून्नागारा, 
पादित / पादती, 
उपालिगा, 
उप्पलिगा शेटी, 
सागर , 
सागरा , 
केरेवांदीयावेत , 
लोनारी , 
येकली, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ] - - SEC. 1 ] 


याकलारा 


149 येकालर 

याकलर 
येक्ली 
इगीलिका 


149 येकालर * 

याकलर 
इगोलिका 


156 सा 

पक्कालिगा 
उपिना कोलागा, 
वोक्कालिगा 


सर्पा वक्कालिगा, * 
उपिना कोलागा पोषकालिका * 


सोमावाम्शा आर्य क्षत्रिय x 


तम्बत, 


170 सोमावाम्शा आर्य 

क्षत्रिय, 
तम्वेत , 
नालाबंद, 
चित्रागर 


नालबंद, 
चित्रागर, 
चितारा 

चितारी 
8 . भंदभुजा, 


7. 


मध्य प्रदेश 


8. भंदभुजा, 


भंजवा, 


भंजवा, 


भुर्जी 


भुर्जी 


10. चिप्पा -सिंधी - खत्री( ar 

धुरी या धूरी * 


10. चिप्पा 

सिंधी 

खत्री 
12. धीम / धीमर, भाई 

कहार 
काहरा 


धीवर 


11 , धीमर/ धीमर, भोई . 

कहार 
काहरा 
धीवर 
मल्लाह 
मावदा 
मावदा 


केवट ( रेकवर रैकवर ) 
कीर ( भोपाल , रायसर और 
सिंहोर जिलों को छोड़कर ) 


मल्लाह 
मावदा 
नावदा 
तुरहा 
केवट ( रेकवर रैकवर ) 
कीर ( भोपाल , रायसर 
और सिहोर जिलों 
को छोड़कर) 
तृतीय/ तृतीय 

सौंधीय 
59 ( 15 ) जुलाहा - अंसारी 

72 कची/ कछीय , 
काछी 
96 लुनिया 
नूनिया 
- शून्य 


वृतीय/ तृतीय 
सोंधीय 
59 ( 15 ) जुलाहा - अंसारी, * 
72 कधी/ काछी, काछीय, * 


8. 


महाराष्ट्र 


96 लुनिया, * 

नूनिया * 
217 खटिक ( उन नई प्रविष्टियों # 

को छोड़कर जो महाराष्ट्र 
के लिए अनुसूचित जातियों की 
सूची में शामिल है ) 


[ भाग - खण्ड I ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


2 


१. उड़ीसा 


43 


43 गोला 

गोला 
गोप 
सदगोप 
अहीर 
गौड़ 
गौडा 


कसाई 
कसाव 
कसाई - कुरैशी 
गोला 
गोला 
गोप 
सदगोप 
अहीर 


गौड़ 


गौडो 


मेकला गोला 
पुन्न गोला 
यादव , 
लक्ष्मीनारायण 
गोला 
और गोडिया 


पोला 


10. पांडिचेरी 


गौडा 
गौडो 
मेकला गोला 
पुन्नू गोला 
यादव , 
लक्ष्मीनारायण गोला 
और गोडिया गोला, 
गोपाल/गोपाला, * 
शोलाखांडिया * 
माग्धा गौडा * 
पोरकोलर * 
कारुवन * 
येस्कुला # 
खाती @ @ 
दारोगा - राजोत * 
रावण - राजपूत 
गडेरिया ( गादरी ) * 
धोसी (ग्वाला ) * 
मोजागर * 
थिया # 


95 . पोर कोलार 

कारुवन 
258 योरुकुल 

3 खत्री 
11 दारोगा - राजोत 

रावण राजपूत 
15 गडेरिया ( गादरी ) 

घोसी ( ग्वाला ) 
39 मौजागर 


11. राजस्थान 


12. तमिलनाडु 


180 


राजभर 


13. त्रिपुरा 
14. उत्तर प्रदेश 


रंकी * 


5 राजोनार 
ॐ रकिया 
54 हेला 

लालबेगी 


पिरही 


लालबेगी * 
पिरही 
कलाईकर * 
मलाकर * 
जुलाहा ( अन्सारी मोमिन ) * 


15. पश्चिम बंगाल 


73 कालीकर 
( 1 ) पलाकर 
( 2 ) जुलाहा 

( अन्सारी मोमिन ) 
( 3 ) कन्सारी 
( 4 ) तान्ती , तन्तुवाया 
(5 ) धनुक 
( 6 ) शंखाकर 


कन्सारी 
तान्ती, तन्तुपाया * 


शंखाकर * 


THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY 


(PART I - Sec . 1 ) 


AL 


* वर्तनी/मुद्रण संबंधी त्रुटियों की शुद्धि 
# नई प्रविष्टि 
a हिन्दी अनुवाद में समुदाय को चिप्पासिंधी खत्री के स्थान पर चिप्पा- सिंधी - खत्री दर्शाया जाए । 
@ @ हिन्दी अनुवाद में समुदाय का नाम खत्री के स्थान पर खाती दिया जाए । 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT 

RESOLUTION 
New Delhi,the 6th September, 2001 


No. 12015/9 /2000 - BCC . -- The Government of India , vide the Ministry of Personnel, 
Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training ) OM No. 36012 /22 / 93 - Estt. 
(SCT) dated the 8th September, 1993 have reserved 27 % of vacancies in Civil Posts and Services 
under the Central Government, to be filled through direct recruitment in favour of the Other 
Backward Classes (OBCs). 


2 . The National Commission for Backward Classes (NCBC ) was set up as per the 
provisions of the NCBC Act, 1993 to entertain , examine and recommend upon the requests for 
inclusion and complaints of over-inclusion and under -inclusion in the Central Lists of OBCs. 


3 . The Common Central List of OBCs in respect of 26 StatesUTs were notified vide 
Ministry of Welfare Resolution No. 12011 /68/ 93 - BCC ( c ) dated the 10 September, 1993 , 
No. 12011 / 96 / 94 -BCC dated the 19th October 1994 , No. 12011 / 7 / 95 -BCC dated the 24th 
May 1995, No. 12011 / 99 / 94 - BCC dated the 11" December , 1997 . The said lists were 
modified on the basis of the recommendations of the NCBC and notified from time to 
time vide Resolutions No . 12011 / 96 / 94 - BCC dated the 9th March , 1996 , No. 12011 /44 /96 
BCC dated the 6th December, 1996 , No. 12011 / 13 / 97 -BCC dated the 3 December, 1997, 
No , 12011/68 /98 - BCC dated the 27 " October , 1999 , No . 12011 / 88 /99- BCC dated the 6th 
December , 1999 , No. 12011/36 / 99 -BCC dated the 4th April, 2000 and No. 12011/44/ 99 
BCC dated the 214 September, 2000 . 


4 . The NCBC have subsequently recommended castes / communities ( including sub 
castes /synonyms) for inclusion /amendment in the Central List of OBCs in respect of 
Andhra Pradesh , Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh , Karnataka, Madhya Pradesh , 
Maharashtra , Orissa , Pondicherry , Rajasthan , Tamil Nadu , Tripura , Uttar Pradesh and 
West Bengal. 


[ MI- W41] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5. Further , the NCBC Act, 1993 is not applicable to the State of Jammu & Kashmir . 
The State Government has recommended the inclusion of Lohar and Tarkhan 
castes / communities in the Central List of OBCs for Jammu & Kashmir. 


6 . The Government have considered and accepted the recommendations of the 
Commission and also of the State Government of Jammu & Kashmir . Accordingly , the 
inclusion / amendments in the Central Lists of OBCs in respect of afore - said States/UTs as 
given in the Annexure is hereby notified . These inclusions/ amendments shály take effect 
from the date of issue of this Resolution . 


SWAPNA RAY, Jt. Secy. 


ANNEXURE 


Inclusion / Amendment in the Central List of Other Backward Classes 
( OBCs) in respect of under mentioned States /UTs. 


Andhra Pradesh 


Gujarat 


Haryana 


Himachal Pradesh 


Jammu & Kashmir 


Karnataka 


Madhya Pradesh 


Maharashtra 


Orissa 


Pondicherry 


Rajasthan 
TamlNadu 


Tripura 


12. 
13 . 
14 . 
15 . 


Uttar Pradesh 


West Bengal 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sæc. 1) 


ht 


Old Entry 


New Entry 


Name of the 
N . State 

Andhra 
Pradesh 
Gujarat 


102 . 


102 , 


Vannikula - Kshatriya * 


Vannikula 
Kshatriva 
Wadwa Waghri 


77. 


77. 


Wadwa Waghari* 


A . 


Vaghari Gamicho 


A . 


Vaghri -Gamicho * 


Rajbhar. Bhar 


3. 


Rajbhar, Bhar * 


93 . 


Kachhia . Kachhi. 
Kachi-Kushwaha. 
Maurya -Koria 


Kachhia , Kachhi.* 
Kachhi-Kushwaha. 
Maurya -Koiri 


94 . 


97. 


| Haryana 


| 73. 


T73 . 


4. ( H .P . 


| 49 , 


Chhipa 
Soni Dawala 
Nvaaria 
Julaha . 
Ansari (other then 
those included in 
the list of STs) 
NIL 


Chhipa * 
Soni ( Dawala )* 

Nvaria * 
49. Julahan * 

Ansari (other then 
those included in 

the list of SCs) 
21 . Lohar, 

Tarkhan # 
82. 24 Manai Telugu Chettiar* 


5 


J & K 


6 


Kamataka 


82 . 


24 Manai Telugu 
Chettair 


Harikanthra 


87 . 


Hariakanthra * 


106 . 


Kanivur 


106 . 


Kanivaru * 


112 . 


Kumbra 


112 . 


Kumbara * 


113 . 


113 


I 


Kubra (except in 
Coorg District ) 


Kurba ( except in Coorg 
District)* 


145 . 


145 . 


Vannikula . Kshatriya * 


Vannikula . 
Kshatriya 


146 . 


146 . 


Uppara . 
Uppera, 
Lingayat. 
Uppara /Sunnagara . 
Upiliyan . 
Beldar , 
Sagara 
Chunar . 
Gavandi, 
Govandi, 


Uppara 
Uppar, 
Uppera, 
Lingayat 
Uppara / Sunnagara . 
Upiliyan . 
Beldar. 
Chunar. 
Gavandi. 
Govandi, 


[ MI- 705 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Gavadi , 
Melusakkare 


Gavadi, 
Goundi,* 
Melusakkare. 
Kallu Kutiga Uppara , 
Melusakkreyavaru , 
Namada Uppara . 
Sunna Uppara 
Sunnagara , 
Padit / Padti, 
Uppaliga , 
Uppaliga Shetty , 
Sagar, 
Sagara , 
Kerebandiyavaru , 
Lonari , 
Yekkali ,# 
Yakalara .# 


149 . 


Yekalar, 


Yaklar, 


Yekalar, 
Yaklar , 
Egilika . 


Yekkali , 
Egilika . 


156 . 


Sarpa, 
Vakkaliga , 
Uppina Kolaga , 
Vokkaliga . 


| 156 . Sarpa Vakkaliga .* 

Uppina Kolaga Vokkaliga * 


170 . 


Somavamsha Arya | 170 . Somavamsha Arya Kshatriya," 
Kshatriya , 

Tambat. 
Tambat, 

Nalabund . 
Nalabund , 

Chitragar, 
Chitragar. 

Chitara, 

Chittari, 
Badhbhuja , 

8 . 

Badhbhuja . 
Bhunjwa, 

Bhunjwa , 
Bhurji . 

Bhurji, 
Dhuri or Dhoori." 


7 . 


Madhya 
Pradesh 


8 . 


10 . Chippa- Sindhi- Khatri 


| 10 . 


Chippa-Sindhi-Khatri a 


12 . 


11. 


Dhimar/Dhimer . 
Bhoi, 
Kahar, 
Kahra . 
Dhiwar, 
Mallah , 
Nauda, 
Navda , 
Turaha . 


Dhimar/Dhimer . * 
Bhoi, 
Kahar. 
Kahra . 
Dhiwar, 
Mallah , 
Nawda . 
Navda , 
Turaha 


27& xi( 2001- 2 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


PART I - Sec . 1] 


1) 


Kewat (Rackwar 
Raikwar), 
Kir ( excluding 
Bhopal, Raisen and 
Sehore districts) 
Britiya /Vritiya , 
Sondhiya 


Kewat (Rackwar 
Raikwar ), 

Kir (excluding Bhopal, 
Raisen and Schore districts ) 

Britiya /Vritiya 
Sondhiya 


59 ( 15 ). Julaha - Ansari,* 
72 . Kachi, Kachhi, Kachbia ,* 


8 . 


59 ( 15 ). Julaha -Ansari 
72 . Kachi/Kachhia , 

Kachhi 


Maharashtra 


96 . 


Luniva 
Nuniya 


Lunia ,* 
Nunia * 


NIL 


217. 


Orissa 


T 43. 


Gola . 


Golla , 


Gope , 


Sadgope , 
Ahir , 
Gour, 
Gouda 
Goudo . 
Mekala Golla, 
Punnu Golla , 


Khatik (other than # 
those who are included 
in the list of Scheduled 
Castes for Maharashtra ) 
Kasai, 
Kasab , 
Kasai-Qureshi. 
Gola , 
Golla 
Gope , 
Sadgope , 
Ahir , 
Gour, 
Gouda , 
Goudo . 
Mekala Golla , 
Punnu Golla , 
Yadav , 
Laxminarayan Gola 
and Goudia Gola , 
Gopal/Gopala ,* 
Sholakhandia , 
Magadha Gouda . * 
Porkollar 
Karuvan * 
Yerukula # 
Khatia @ 


Yadav , 


Laxminarayan Gola 
and Goudia Gola 


10 


Pondicherry 


195 . 


195. 


258. 


Por Kollar 
Karuvan 
Yorukula 
Khati 


258 . 


11 Rajasthan 


11. 


Daroga -Rajot 
Ravana Rajput 


111 . 


Daroga -Rajot * 
Ravana -Rajput* 


15 . 


Gadaria (Gadri ) 
Ghosi (Guala ) 


Gadaria (Gadri)* 
Ghosi (Gvala )* 


[ HTI- 1161 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 12 Tamil Nadu 


Maujagar 


43. 


Maujagar* 


39. 
NIL 


13 | Tripura 
14 | Uttar Pradesh 


5 . 
30 . 


Rajonar 
Rankia 


180 . 
15. 

30 


Thiyva # 
Rajbhar* 
Ranki* 


54 . 


54. 


Hela 
Lalbegi 


Hela * 
Lalbegi * 


67. 


Pirahi 


67. 


Peerahi* 


73 . 


| 15 West Bengal 


(i) 


22 . 


Kalikas 

Malakar 
( 11 ) Jolah ( Ansari 

Momin ) 
( iii) Kansari 
( iv ) Tanti. 

Tantubaya 

Dhanuk 
(vi) Shankhakar 


23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 


Kalaikar " 
Malakar " 
Jolah (Ansari Momin ) * 
Kansari * 
Tanti, Tantubava * 
Dhanuk * 
Shankhakar * 


* Correction of Spellings/ typographical crrors. 


# Fresh inclusion 


a ;In Hindi version the community may be shown as Chippa - Sindhi-Khatri 
in place of Chippa Sindhi Khatri. 


ä ; a ; In Hindi version the name of the community is to be given as Khati 
in place of Khatri, 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


